सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

8 माघ 19 3 6 ( श० ) 
राँची, बुधवार 

28 जनवरी 2015 ( ई०) 


संख्या 4 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


भाग 1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 19 -42 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1- ख.- मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस. सी ., बी. ए, 
बी. एस. सी ., एम. ए.,एम. ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2 , एम. बी . बी . एस ., बी . सी . ई.,डिप०. इन- एड . , 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1. ग - शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम , आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 - भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग- 5 - झारखण्ड विधान सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान - मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग- 7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम. एस . और की अनुमति मिल चुकी है । 
भाग- 8 . भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग-9 . विज्ञापन 
भाग-9 क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9 - ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 

इत्यादि । 
पूरक . . 
पूरक अ 


। 


। 


। 


झारखण्ड गजट ( साधारण) , बुधवार , 28 जनवरी , 20 15 


भाग- 1 


नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक , प्राशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
21 जनवरी, 20 15 


संख्या- 13/ वरीय नि0 सं0-84/ 2014 का0- 499-- श्री सैयद मतलूब हुसैन जिला एवं 
अपर सत्र न्यायाधीश- XI , धनबाद को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति 
एवं सेवा शर्ते) नियमावली , 2001 के नियम- 7( a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय 
न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की 
तिथि से रू० 500/ - (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 

2. श्री हुसैन की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 
24 जुलाई, 2014 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


सुमन कुमार , 
सरकार के संयुक्त सचिव | 


झारखण्ड गजट ( साधारण) , बुधवार , 28 जनवरी, 20 15 


अधिसूचना 
21जनवरी , 2015 


संख्या- 13 / वरीय नि0 सं0- 89/ 2014 का0 - 500 -- श्री रवीन्द्र कुमार जिला एवं 
अपर सत्र न्यायाधीश. XV धनबाद को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति 
एवं सेवा शर्ते) नियमावली , 2001 के नियम- 7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय 
न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की 
तिथि से रू० 500 /-(पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है | 

2. श्री कुमार की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 
24 जुलाई, 2014 है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

सुमन कुमार , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


. 


. 


. 


अधिसूचना 


21 जनवरी, 2015 
संख्या- 13 / वरीय नि0 सं0- 95 / 2014 का0- 501 -- श्री विजय कुमार नं० || जिला 
एवं अपर सत्र न्यायाधीश-IV गिरिडीह को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, 
नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2001 के नियम. 7(a) के आलोक में उनके 
झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् 
प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 500/ - (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति 
दी जाती है । 


झारखण्ड गजट( साधारण) , बुधवार , 28 जनवरी, 2 0 15 
2. श्री कुमार की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 24 जुलाई, 
2014 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


सुमन कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधिसूचना 

21 जनवरी, 2015 
संख्या- 13/ वरीय नि0 सं0- 02 / 2015 का0- 502-- श्री उमेशानन्द मिश्रा जिला एवं 
अपर सत्र न्यायाधीश-III, गुमला को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति 
एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2001 के नियम 7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय 
न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की 
तिथि से रू0 500/ - (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है | 

2. श्री मिश्रा की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 24 जुलाई , 
2014 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


सुमन कुमार, 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड गजट( साधारण) , बुधवार , 28 जनवरी , 20 15 


अधिसूचना 


23 जनवरी , 2015 


0 


सं0सं0-3/ से0वि0 - 04- 30/ 2014 का0 591-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री कमल 
किशोर रवि , आयुक्त के सचिव , दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल , राँची को ( क) दिनांक- 28 
जून, 2006 से 28 नवम्बर , 2006 तक झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 
248 के तहत उपार्जित अवकाश तथा ( ख ) दिनांक- 29 नवम्बर , 2006 से 08 फरवरी, 
2008 तक झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 232 के तहत अर्द्धवैतनिक अवकाश 
स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखिलेश कुमार बाजपेयी, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधिसूचना 


23 जनवरी, 20 15 


संख्या- 13 / वरीय नि0 सं0- 82/ 2014 का0- 592-- श्री कमल नयन पाण्डेय जिला 
एवं अपर सत्र न्यायाधीश-, गढ़वा को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति 
एवं सेवा शर्ते ) नियमावली, 2001 के नियम- 7( a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय 
न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की 
तिथि से रू० 500 /-(पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 

2. श्री पाण्डेय की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 24 
जुलाई, 2014 है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

उमेश चन्द्र सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव | 


24 


झारखण्ड गजट( साधारण) , बुधवार , 28 जनवरी, 2 0 15 


अधिसूचना 


O 


23 जनवरी , 2015 


संख्या- 13 / वरीय नि0 सं0 - 88 / 2014 का0- 593-- श्री महेन्द्र प्रसाद जिला एवं अपर 
सत्र न्यायाधीश- XII , धनबाद को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति एवं 
सेवा शर्ते) नियमावली, 2001 के नियम - 7( a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय 
न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की 
तिथि से रू० 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 

2. श्री प्रसाद की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 24 
जुलाई, 2014 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

उमेश चन्द्र सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधिसूचना 


23 जनवरी, 2 0 15 
संख्या- 13/ वरीय नि0 सं0-06/ 2015 का0 - 594 -- श्री महेश प्रसाद यादव 
न्यायायुक्त - X , राँची को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते 
नियमावली, 2001 के नियम- 7( a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा 
में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 
500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 


झारखण्ड गजट ( साधारण) , बुधवार , 28 जनवरी, 20 15 


2. श्री यादव की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 24 जुलाई, 2014 
है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


उमेश चन्द्र सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधिसूचना 


23 जनवरी, 2015 


संख्या- 13/ वरीय नि0 सं0 - 05 / 2015 का0- 595-- श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव जिला 
एवं अपर सत्र न्यायाधीश- II , गुमला को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति 
एवं सेवा शर्ते) नियमावली , 2001 के नियम- 7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय 
न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की 
तिथि से रू० 500 /-(पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 

2. श्री श्रीवास्तव की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 24 
जुलाई, 2014 है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

उमेश चन्द्र सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधिसूचना 

23 जनवरी, 2015 
संख्या- 13/ वरीय नि0 सं0 - 10/ 2015 का0-596-- श्री कृष्ण कुमार न्यायायुक्त - VII , 
राँची को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 
2001 के नियम - 7( a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला 


26 


झारखण्ड गजट( साधारण) , बुधवार , 28 जनवरी, 2 0 15 
न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 500/ - (पाँच 
सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 

__ 2. श्री कुमार की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 24 
जुलाई, 2014 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

उमेश चन्द्र सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधिसूचना 


23 जनवरी , 2015 


D 


संख्या- 13/ वरीय नि0 सं0-94 / 2014 का0 - 597-- श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह जिला एवं 
अपर सत्र न्यायाधीश- IIT , गिरिडीह को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति 
एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2001 के नियम- 7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय 
न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की 
तिथि से रू . 500 / - (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 


2. श्री सिंह की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 24 जुलाई , 
2014 है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

उमेश चन्द्र सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण) , बुधवार , 28 जनवरी, 20 15 


अधिसूचना 


23 जनवरी, 2015 


0 


संख्या- 13/ वरीय नि0 सं0-12/ 2015 का0 - 598 -- श्री मो० नसीरुद्दीन जिला एवं 
अपर सत्र न्यायाधीश-IV पलामू डाल्टनगंज को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, 
नियुक्ति एवं सेवा शर्ते ) नियमावली , 2001 के नियम- 7(a) के आलोक में उनके 
झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् 
प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति 
दी जाती है । 


2. श्री नसीरुद्दीन की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 24 
जुलाई, 2014 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

उमेश चन्द्र सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधिसूचना 
23 जनवरी, 2 0 15 


संख्या- 13 / वरीय नि0 सं0- 13/ 2015 का0- 599 -- श्री श्री प्रकाश दूबे जिला एवं 
अपर सत्र न्यायाधीश- III , दुमका को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति 
एवं सेवा शर्ते ) नियमावली , 2001 के नियम. 7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय 
न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की 
तिथि से रू० 500/ -(पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 


28 


झारखण्ड गजट ( साधारण) , बुधवार , 28 जनवरी, 2 0 15 
2. श्री दूबे की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 24 जुलाई, 2014 


tic 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

उमेश चन्द्र सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव | 


अधिसूचना 

23 जनवरी, 2 0 15 
संख्या- 13 / वरीय नि0 सं0- 81 / 2014 का0 - 600 -- श्री यशवंत कुमार शाही जिला एवं 
अपर सत्र न्यायाधीश- IV गढ़वा को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति एवं 
सेवा शर्ते ) नियमावली, 2001 के नियम- 7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय 
न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की 
तिथि से रू० 500/-(पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 

2. श्री शाही की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 24 जुलाई , 
2014 है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

उमेश चन्द्र सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधिसूचना 


23 जनवरी, 20 15 


संख्या- 13/ वरीय नि0 सं0- 09/ 2015 का0- 601 -- श्री वीरेन्द्र कुमार तिवारी जिला 
एवं अपर सत्र न्यायाधीश- V , हजारीबाग को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, 
नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2001 के नियम- 7( a) के आलोक में उनके 


झारखण्ड गजट ( साधारण) , बुधवार , 28 जनवरी , 20 15 


झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् 
प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 500 /- ( पाँच सौ रूपये मात्र ) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति 
दी जाती है । 

2. श्री तिवारी की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 24 
जुलाई , 2014 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

उमेश चन्द्र सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव | 


अधिसूचना 
23 जनवरी, 2015 


. 


संख्या- 13 / वरीय नि0 सं0- 11/ 2015 का0- 602 -- श्री पीयुष कुमार जिला एवं अपर 
सत्र न्यायाधीश- V पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, 
नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2001 के नियम. 7(a) के आलोक में उनके 
झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् 
प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 500/-( पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति 
दी जाती है | 

2. श्री कुमार की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 24 
जुलाई, 2014 है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

उमेश चन्द्र सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड गजट( साधारण) , बुधवार , 28 जनवरी, 2 0 15 


अधिसूचना 


23 जनवरी, 2015 


संख्या- 13 / वरीय नि0 सं0-14/ 2015 का0- 603-- श्री रवि शंकर उपाध्याय जिला 
एवं अपर सत्र न्यायाधीश- IV बोकारो को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, 
नियुक्ति एवं सेवा शर्ते ) नियमावली , 2001 के नियम- 7(a) के आलोक में उनके 
झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् 
प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति 
दी जाती है । 


2. श्री उपाध्याय की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 24 
जुलाई, 2014 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

उमेश चन्द्र सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधिसूचना 

23 जनवरी, 2 0 15 
संख्या- 13/ वरीय नि0 सं0- 15/ 2015 का0 - 604 -- श्री राज नन्दन राय जिला एवं 
अपर सत्र न्यायाधीश- III , पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा को झारखण्ड वरीय न्यायिक 
सेवा ( भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते ) नियमावली, 2001 के नियम- 7(a) के आलोक में 
उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के 
पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 500 / - (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की 
स्वीकृति दी जाती है । 


झारखण्ड गजट( साधारण) , बुधवार , 28 जनवरी, 20 15 


2. श्री राय की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 24 जुलाई, 2014 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

उमेश चन्द्र सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव | 


अधिसूचना 

23 जनवरी, 20 15 
संख्या- 13/ वरीय नि0 सं0-03/ 2015 का0- 605 -- श्री राजनारायण मिश्रा जिला एवं 
अपर सत्र न्यायाधीश- I, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा 
( भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते ) नियमावली, 2001 के नियम- 7(a) के आलोक में उनके 
झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार 
ग्रहण करने की तिथि से रू0 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति 
दी जाती है । 

__ 2. श्री मिश्रा की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 
27 सितम्बर, 2012 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


उमेश चन्द्र सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधिसूचना 
23 जनवरी, 2015 


संख्या- 13/ वरीय नि0 सं0- 07 / 2015 का0- 607 -- श्री शिव बचन यादव जिला एवं 
अपर सत्र न्यायाधीश-| |T , गढ़वा को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति 


झारखण्ड गजट( साधारण) , बुधवार , 28 जनवरी, 2 0 15 
एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2001 के नियम- 7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय 
न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की 
तिथि से रू० 500/-(पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 

2. श्री यादव की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 
24 जुलाई, 2014 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


उमेश चन्द्र सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधिसूचना 

23 जनवरी, 2015 
संख्या- 13/ वरीय नि0 सं0-08/ 2015 का0- 608 -- श्री बीरेन्द्र प्रताप जिला एवं अपर 
सत्र न्यायाधीश- II , दुमका को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा 
शर्ते) नियमावली, 2001 के नियम - 7( a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक 
सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 
500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 

2. श्री प्रताप की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 
24 जुलाई, 2014 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

उमेश चन्द्र सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण) , बुधवार , 28 जनवरी , 2015 


33 


अधिसूचना 


__ 23 जनवरी , 2015 


0 


संख्या- 13/ वरीय नि0 सं0 - 04/ 2015 का0- 609 -- श्री सिफत अहमद प्रधान 
न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय पाकुड़ को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति 
एवं सेवा शर्ते ) नियमावली, 2001 के नियम- 7( a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय 
न्यायिक सेवा में अपर जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की 
तिथि से रू 500/-(पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 

2. श्री अहमद की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 
25 अगस्त, 2011 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


उमेश चन्द्र सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव | 


अधिसूचना 


23 जनवरी, 20 15 


संख्या- 13/ वरीय नि0 सं0- 46/ 2013 का0- 610 -- श्री अरुण कुमार राय सेवानिवृत्त 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सम्प्रति अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम लोहरदगा को 
झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियमावली , 2001 के 
नियम- 7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में अपर जिला एवं 
सत्र न्यायाधीश श्रेणी में नियमित प्रोन्नति के फलस्वरूप प्रभार ग्रहण की तिथि से 
रू . 500/ - ( पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है | 


ल 


झारखण्ड गजट ( साधारण) , बुधवार , 28 जनवरी, 20 15 
2. श्री राय की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 13 मार्च, 2002 


* 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


उमेश चन्द्र सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव | 


अधिसूचना 

23 जनवरी, 2015 
संख्या- 13/ वरीय नि0 सं0- 21 / 2014 का0 - 611 -- श्री विजय कुमार शर्मा जिला एवं 
अपर सत्र न्यायाधीश- सह- विशेष न्यायाधीश सी०बी०आई० धनबाद को झारखण्ड वरीय 
न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते ) नियमावली , 2001 के नियम- 7(a) के 
आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में अपर जिला न्यायाधीश कोटि में 
प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू 500 / - (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन 
वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 


2. श्री शर्मा की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 
25 अगस्त , 2011 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


उमेश चन्द्र सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण) , बुधवार , 28 जनवरी, 20 15 


अधिसूचना 


23 जनवरी , 2015 


संख्या- 13 / वरीय नि0 सं0 -72/ 2014 का0- 612 -- श्री अशोक कुमार सिंह अशोक 
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- I, देवघर को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, 
नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2001 के नियम. 7(a) के आलोक में उनके 
झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार 
ग्रहण करने की तिथि से रू 500/ - (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति 
दी जाती है । 

2. श्री सिंह की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 
27 सितम्बर, 2012 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

उमेश चन्द्र सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव | 


अधिसूचना 


27 जनवरी, 2015 


सं0सं0-3/नि0सं0- 09 -143/ 2014 का .- 650 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री सूर्य 
प्रकाश, उप सचिव , मुख्य सचिव कार्यालय , झारखंड , राँची को दिनांक- 22 दिसम्बर, 
2014 से 01 जनवरी, 2015 तक झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 
के तहत उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखिलेश कुमार बाजपेयी , 
सरकार के अवर सचिव | 


36 


झारखण्ड गजट( साधारण) , बुधवार , 28 जनवरी, 2 0 15 


अधिसूचना 


27 जनवरी, 2015 


सं0सं0 - 3/नि0सं0 - 09 -132/ 2014 का . 651 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के 
श्री विनय कुमार राय , उप निदेशक, खेलकूद निदेशालय , कला संस्कृति खेलकूद एवं 
युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को दिनांक 28 अगस्त , 2014 से 14 अक्तूबर , 2014 
तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत 
स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखिलेश कुमार बाजपेयी , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधिसूचना 

27 जनवरी, 2015 
सं0सं0-3/नि0सं0- 09- 139 / 2014 का . 652 .. झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के 
श्री नेसार अहमद , उप विकास आयुक्त , पाकुड़ को दिनांक 01 सितम्बर , 2014 से 
17 अक्तूबर , 2014 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 
एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखिलेश कुमार बाजपेयी , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण) , बुधवार , 28 जनवरी , 20 15 


अधिसूचना 

27 जनवरी, 2015 
सं0सं0 -3/नि0सं0- 09 - 52 / 2014 का . 653-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के 
श्री श्रीराम तिवारी, उप सचिव , योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड , राँची को दिनांक 
17 दिसम्बर, 2014 से 31 दिसम्बर , 2014 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा 
संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अखिलेश कुमार बाजपेयी , 
सरकार के अवर सचिव | 


अधिसूचना 


27 जनवरी, 2015 


संख्या- 13/ वरीय नि0 सं0 - 86 / 2014 का0- 660 -- श्री जनक कुमार नाथ तिवारी, 
सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , धनबाद सम्प्रति अध्यक्ष, जिला 
उपभोक्ता फोरम , गढ़वा को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा 
शर्ते ) नियमावली, 2001 के नियम- 7( a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक 
सेवा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रेणी में नियमित प्रोन्नति के फलस्वरूप 
प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति 
दी जाती है । 


2. श्री तिवारी की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 
13 मार्च, 2002 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

उमेश चन्द्र सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड गजट( साधारण) , बुधवार , 28 जनवरी, 2 0 15 


अधिसूचना 


27 जनवरी, 2015 


संख्या- 13 / वरीय नि0 सं0 -18/2015 का0 - 661. . श्री गौतम महापात्रा , सेवानिवृत्त 
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जामताड़ा सम्प्रति अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम , 
बोकारो को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 
2001 के नियम- 7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में अपर 
जिला न्यायाधीश श्रेणी में प्रोन्नति के फलस्वरूप प्रभार ग्रहण की तिथि से रू 500/ 
( पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 

2. श्री महापात्रा की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की प्रभावी तिथि 
01 जुलाई, 2004 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

उमेश चन्द्र सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधिसूचना 


27 जनवरी, 2015 


संख्या- 13/वरीय नि0 सं0-17/2015 का0 - 662.. श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, 
सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार सम्प्रति अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता 
फोरम , धनबाद को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते 
नियमावली, 2001 के नियम- 7( a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा 
में अपर जिला न्यायाधीश श्रेणी में प्रोन्नति के फलस्वरूप प्रभार ग्रहण की तिथि से 
रू 500 /- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 


झारखण्ड गजट( साधारण) , बुधवार , 28 जनवरी, 2 0 15 


2. श्री अग्रवाल की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की प्रभावी तिथि 
01 जुलाई, 2004 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

उमेश चन्द्र सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव | 


- - - - - . . . . 


अधिसूचना 

27 जनवरी, 2 0 15 
संख्या- 13/वरीय नि0 सं0- 16/ 2015 का0 - 663-- श्री आनन्द कुमार गुप्ता सेवानिवृत्त 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुमका सम्प्रति अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम देवघर को 
झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2001 के 
नियम- 7( a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में अपर जिला 
न्यायाधीश श्रेणी में प्रोन्नति के फलस्वरूप प्रभार ग्रहण की तिथि से रू 500/- (पाँच सौ 
रूपये मात्र ) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 

2. श्री गुप्ता की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की प्रभावी तिथि 
01 जुलाई, 2004 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

उमेश चन्द्र सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव | 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

27 जनवरी, 2015 
संख्या- 13 /वरीय नि0 सं0-19/2015 का0- 664.- श्री चमरु तांती, सेवानिवृत्त अपर 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार सम्प्रति अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम , गिरिडीह 
को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2001 के 
नियम- 7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में अपर जिला 


झारखण्ड गजट( साधारण) , बुधवार , 28 जनवरी, 2 0 15 
न्यायाधीश श्रेणी में प्रोन्नति के फलस्वरूप प्रभार ग्रहण की तिथि से रू 500/- (पाँच 
सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 

2. श्री तांती की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की प्रभावी तिथि 
01 जुलाई, 2004 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


उमेश चन्द्र सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव | 


पर्यटन विभाग 


अधिसूचना 


23 जनवरी, 2015 


संख्या- 01 ..-- राज्य के सभी पर्यटन स्थलों को एक मंच के अधीन करने तथा राज्य 
पर्यटन के क्षेत्र में दिशा निर्देश निर्धारित करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड की 
अध्यक्षता में झारखण्ड पर्यटन मार्गदर्शक समिति (Jharkhand Tourism Steering 
Committee ) का गठन किया जाता है । 


इस समिति में निम्नलिखित सदस्य है: 


1. माननीय मुख्यमंत्री , झारखण्ड - 


अध्यक्ष 


2. मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड 


उपाध्यक्ष 


___ मुख्य सचिव , झारखण्ड 


. 


सदस्य 


4. 


प्रधान सचिव / सचिव , गृह विभाग , झारखण्ड 


- 


सदस्य 


5. माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव , झारखण्ड . 


सदस्य 


झारखण्ड गजट ( साधारण) , बुधवार , 28 जनवरी, 20 15 


6. 


पुलिस महानिदेशक , झारखण्ड . 


सदस्य 


7. प्रधान सचिव / सचिव , राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड 


- 


सदस्य 


8. प्रधान सचिव / सचिव , जल संसाधन विभाग , झारखण्ड - 


सदस्य 


9. प्रधान सचिव / सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड - 


सदस्य 


10. प्रधान सचिव/ सचिव , स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग , 
झारखण्ड - 


सदस्य 


11. प्रधान सचिव / सचिव ,ऊर्जाविभाग , झारखण्ड . 


सदस्य 


12. प्रधान सचिव / सचिव, पथनिर्माण विभाग, झारखण्ड . 


सदस्य 


13. प्रधान सचिव / सचिव , पर्यटन विभाग, झारखण्ड - 


सदस्य सचिव 


(i) इस झारखण्ड पर्यटन मार्गदर्शन समिति (Jharkhand Tourism Steering Committee ) 
का मुख्य कार्य राज्य के सुरक्षित पर्यटन के उन्नयन तथा विकास हेतु नीति तैयार करना तथा 
उसे कार्यान्वित करवाना होगा । 


(ii ) इस पर माननीय मुख्यमंत्री , झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


सुनील कुमार सिन्हा, 
सरकार के उप सचिव , 


- - - - - - - - 


झारखण्ड गजट ( साधारण) , बुधवार , 28 जनवरी, 2 0 15 


झारखंड विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 


27 जनवरी, 2 0 15 


संख्या. 02 स्था0 -71/ 13 - 249..वि0 स0 श्री जागेश्वर सिंह, मुख्य अधीक्षक 
( प्रेषण) झारखण्ड विधान सभा, राँची की आयु 60 ( साठ ) वर्ष पूरी होने के फलस्वरूप 
झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-73 एवं उसके वचित वित्त विभाग के संकल्प सं0 - 7 
वि0 प0 - 5 6 / 02 का0 - 5 82 6 , दिनांक- 26 अक्टूबर, 04 के अनुसरण में श्री सिंह 
को दिनांक- 31 जनवरी, 2015 के अपराहन से सेवानिवृत्त किया जाता हैं । 


माननीय अध्यक्ष, झारखंड विधान सभा के आदेश से , 


रवीन्द्र कुमार सिंह , 


संयुक्त सचिव, 


झारखंड विधान सभा, रांची | 


झारखण्ड अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण) - 4--50 | 


